पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 38 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2023-भाद्रपद 31 शक 1945 


भाग 3 ( 1 ) 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हफीजा खान आत्मजा स्व. मो. हनीफ खान, उम्र 34 वर्ष, निवासी-हमालपारा राजनांदगांव, 
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम हफीजा खान है मेरे आधार कार्ड में हफीजा खान पति राजिक खान तथा मेरे 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में हफीजा दर्ज है. हमालपारा राजनांदगांव में मेरे पिता स्व. मो. हनीफ खान के नाम के भू-खण्ड के राजस्व रिकार्ड में 
वारिसानों के रूप में मेरा घरेलु नाम बिजली दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे हफीजा खान आत्मजा स्व. मो. हनीफ खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
हफीजा, बिजली हफीजा खान 
पिता-स्व. मो. हनीफ खान पिता-स्व. मो. हनीफ खान 
निवासी-हमालपारा, राजनांदगांव, निवासी-हमालपारा, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


461 


462 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजू लाल सोबने आत्मज स्व. कृष्णा सोबने, उम्र 49 वर्ष, निवासी-मकान नंबर 408, वार्ड 
नंबर 13, ननकट्ठी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन 491001 का हूँ. मेरा वास्तविक नाम राजू लाल सोबने है जो कि मेरे आधार कार्ड, 
पैनकार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे बैंक रिकार्ड में राजू सोनवानी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे राजू लाल सोबने आत्मज स्व. कृष्णा सोबने के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


राजू सोनवानी 
(Raju Sonwani ) 
पिता-स्व. कृष्णा सोबने 
( $/0-1 986 krishna Sobane ) 
निवासी-मकान नंबर-408, 
वार्ड नंबर-13, ननकट्ठी, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
पिन-491001 


नया नाम 


राजू लाल सोबने 
(Raju Lal Sobane) 
पिता-स्व. कृष्णा सोबने 
(S/o-Late krishna Sobane ) 
निवासी-मकान नंबर-408, 
वार्ड नंबर-13, ननकट्‌ठी, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
पिन-491001 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Bidauti ध. प. Shri Ramakant Yadav, Age 54 years, Add.- H. N.-52, BRP 
Colony, Ward 61, Station Maroda Bhilai, Tahsil& District Durg (C.G.), Pin 490006 की हूँ. मेरा वास्तविक नाम Bidauti है, 
मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा यही नाम दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड व मतदाता परिचय पत्र 
में विद्यवती यादव दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे Bidauti ध. प. Shri Ramakant Yadav के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे, 


पुराना नाम नया नाम 
विद्यवती यादव Bidauti 
(Vidyavati Yadav) ufa-Shri Ramakant Yadav 


ufd-Shri Ramakant Yadav 
निवासी- H. N.-52, BRP Colony, 
Ward- 61, Station Maroda Bhilai, 
Tah. & Distt.- Durg, 
Pin-490006 (C.G.) 


निवासी- H. N.-52, BRP Colony, 
Ward- 61, Station Maroda Bhilai, 
Tah. & Distt.- Durg, 
Pin-490006 (C.G.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 463 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पियूष कान्ति भौमिक आत्मज स्व. अरबिन्द भौमिक, उम्र 61 वर्ष, स्थायी निवासी-हनुमान 
मंदिर के पीछे, सिंधिया नगर, तितुरडीह, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) वर्तमान निवासी- क्वा नं. 4बी., रोड नं. 15, सेक्टर 10, भिलाई, सिविक 
सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम पियूष कान्ति भौमिक है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, मेरे बच्चों 
पुत्र जयंत भौमिक तथा पुत्री हर्षिता भौमिक के आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे नाम की भूमि 


के राजस्व रिकार्ड में पीजूष कान्ति भौमिक दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे पियूष कान्ति भौमिक आत्मज स्व. अरबिन्द भौमिक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
पीजूष कान्ति भौमिक पियूष कान्ति भौमिक 


(Pijush Kanti Bhowmick ) (Piyush Kanti Bhowmick ) 
पिता-श्री अरबिन्द भौमिक पिता-स्व. अरबिन्द भौमिक 


(S/o- Shri Arbind Bhowmick ) (S/o- Late Arbind Bhowmick ) 
स्थायी निवासी-हनुमान मंदिर के पीछे, स्थायी निवासी-हनुमान मंदिर के पीछे, 
सिंधिया नगर, तितुरडीह, दुर्ग, सिंधिया नगर, तितुरडीह, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-क्वा नं.-4बी., वर्तमान निवासी-क्वा नं.-4बी., 
रोड नं.-15, सेक्टर-10, रोड नं.-15, सेक्टर-10, 
भिलाई ,सिविक सेंटर भिलाई, भिलाई ,सिविक सेंटर भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आरती भौमिक ध. प. स्व. अरबिन्द भौमिक, उम्र 80 वर्ष, निवासी-हनुमान मंदिर के पीछे, 
सिंधिया नगर, तितुरडीह, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ मेरा वास्तविक नाम आरती भौमिक (७1४1 Bhowmick) है जो कि मेरे 
आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है,किन्तु मेरे राशन कार्ड व राजस्व रिकार्ड में आरोती भौमिक (Aroti Bhowmick) दर्ज है जिसे परिवर्तित कर 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे आरती भौमिक ध. प. स्व. अरबिन्द भौमिक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
आरोती भौमिक आरती भौमिक 
(017०1 Bhowmick ) (Arati Bhowmick ) 
पति-स्व. अरबिन्द भौमिक पति-स्व. अरबिन्द भौमिक 
(W/o- Late Arbind Bhowmick ) (W/o- Late Arbind Bhowmick ) 
निवासी-हनुमान मंदिर के पीछे, निवासी-हनुमान मंदिर के पीछे, 
सिंधिया नगर, तितुरडीह, दुर्ग, सिंधिया नगर, तितुरडीह, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


464 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विमल शंकर झा आत्मज स्व. लोक नाथ झा, उम्र 59 वर्ष, निवासी-क्वा नं. 2 जी, सड़क 
35, सेक्टर 7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम विमल शंकर झा (शा॥॥| shanker Jha) है जो कि मेरे 
शैक्षणिक प्रमाण vat में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड F Vimal shankar Jha दर्ज है जिसकी वर्तनी (Spelling) eq é, जिसे 
परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे विमल शंकर झा आत्मज स्व. लोक नाथ झा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
विमल शंकर झा विमल शंकर झा 

(Vimal Shankar Jha) (Vimal Shanker Jha) 

पिता-स्व. लोक नाथ झा पिता-स्व. लोक नाथ झा 
(S/o-Late Loknath Jha), (S/o-Late Loknath Jha), 

निवासी-क्वा नं.-2 जी, निवासी-क्वा नं.-2 जी, 
सड़क-35, सेक्टर-7, भिलाई, सड़क-35, सेक्टर-7, भिलाई, 

तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


NAME CHANGE 


It is hereby notified for the information of all Authorities Concerned and the public that. I Patruni. Ramanamma 
wife of Mr. Patruni. Venkata Rao, a resident of Q. No. 137/A, IMA Type, CAV. Road, Dalli Rajhara, Balod (C. G.), Pin 
491228. Earlier my name was P. Ramanamma which is recorded in my all documents. I have changed my name to the 
new name Patruni. Ramanamma. I have submitted and affidavit to the competent authority regarding registering my 
changed new name in all my government/ semi-government records/ documents. 


Hereafter I will be known by the name Patruni. Ramanamma W/o Mr. Patruni Venkata Rao in future for all 
purposes. 


OLD NAME NEW NAME 
P. Ramanamma Patruni Ramanamma 
W/o-Mr. Patruni. Venkata Rao W/o-Mr. Patruni. Venkata Rao 
Add-Q. No.-137/A, Add-Q. No.-137/A, 
IMA Type, CAV. Road, IMA Type, CAV. Road, 
Dalli Rajhara, Balod (C. G.), Dalli Rajhara, Balod (C. G.), 


Pin-491228 Pin-491228 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 465 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Gran शाहीना सुरेश ध. प. श्री सुरेश PAR fees, निवासी डहेलिया 454, टाऊन 
सिटी, तालपुरी कालोनी, बी-ब्लाक, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ मेरा वास्तविक नाम पोन्नम्मा शाहीना सुरेश है जो कि मेरे 
आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम पी. शाहीना सुरेश दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को 
दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे UA शाहीना सुरेश ध. प. श्री सुरेश कुमार पिल्‍लई के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
पी. शाहीना सुरेश UAT शाहीना सुरेश 
(P. Shahina Suresh ) (Ponnamma Shahina Suresh), 
पति-श्री सुरेश कुमार पिल्‍लई पति-श्री सुरेश कुमार पिल्‍लई 
निवासी-डहेलिया-454, टाऊन सिटी, निवासी-डहेलिया-454, टाऊन सिटी, 
तालपुरी कालोनी, तालपुरी कालोनी, 
बी-ब्लाक, भिलाई, बी-ब्लाक, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दामोदरन सुभाष आत्मज स्व. नीलकंटन दामोदरन,उम्र 49 वर्ष, निवासी- 
एम.आई.जी.1/2641, वार्ड क्रं. 25, औद्योगिक क्षेत्र, थाना जामुल, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूँ पूर्व में मेरे पुत्र का नाम एस. 
सनेश आ. श्री डी. सुभाष था जो कि उसके आधार कार्ड में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम सनेश सुभाष रख लिया हूँ तथा 
इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को सनेश सुभाष आत्मज दामोदरन सुभाष के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
एस. सनेश सनेश सुभाष 
(S. Sanesh) (Sanesh Subhash) 
पिता-श्री डी. सुभाष पिता-श्री दामोदरन सुभाष 
(S/o- Shri D. Subhash) (S/o- Shri Damodaran Subhash) 
निवासी-एम.आई.जी.-1/2641, निवासी-एम.आई .जी.-1/2641, 
वार्ड H.-25, औद्योगिक क्षेत्र, वार्ड क्रं.-25, औद्योगिक क्षेत्र, 
थाना-जामुल, भिलाई, थाना-जामुल, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) 


466 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय कुमार यादव आत्मज श्री मैनेजर यादव, उम्र 39 वर्ष, निवासी फ्लैट नं. 303 मैत्री 
अपार्टमेंट, मैत्री नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम संजय कुमार यादव है जो कि मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, मेरे शासकीय दस्तावेजों में तथा मेरे पुत्र आर्यन कुमार यादव के आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे 
पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम संजय यादव दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को आर्यन कुमार यादव आत्मज संजय कुमार यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
आर्यन कुमार यादव आर्यन कुमार यादव 

( Aryan Kumar Yadav ) (Aryan Kumar Yadav ) 

पिता-श्री संजय यादव पिता-श्री संजय कुमार यादव 
(S/o- Shri Sanjay Yadav ) (S/o- Shri Sanjay Kumar Yadav ) 

निवासी-फ्लैट नं.-303 निवासी-फ्लैट नं.-303 

मैत्री अपार्टमेंट, मैत्री नगर, मैत्री अपार्टमेंट, मैत्री नगर, 

रिसाली भिलाई, रिसाली भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ईशा देसाई आत्मजा At Shalishkumar Chandrakant Gajjar, निवासी Flat No. 
D/401, Magneto Signature Homes, Behind Magneto Mall Labhandi, Raipur District Raipur (C. G.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम 
ईशा शैलेशकुमार अका शैलेशकुमार गज्जर था जो कि मेरे आधिकारिक ओफिसिअल रिकार्ड में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम 
ईशा देसाई रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे ईशा देसाई आत्मजा Shri Shalishkumar Chandrakant Gajjar के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ईशा शैलेशकुमार अका शैलेशकुमार गज्जर ईशा देसाई 
(Isha Shalishkumar Aka Shaileshkumar Gajjar) (Isha Desai) 
faa-Shri Shalishkumar Chandrakant Gajjar faa-Shri Shalishkumar Chandrakant Gajjar 
frarat-Flat No.- D/401, Magneto frarai-Flat No. -D/401, Magneto 
Signature Homes, Signature Homes, 
Behind Magneto Mall Behind Magneto Mall 
Labhandi, Raipur Labhandi, Raipur 


Distt.- Raipur (C. G.) Distt.-Raipur (C. G.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 467 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शमा परवीन आत्मजा स्व. मो. हनीफ खान, उम्र 38 वर्ष, निवासी-हमालपारा, 
राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम शमा परवीन है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र व आधार कार्ड 
में दर्ज है, किन्तु हमालपारा राजनांदगांव में मेरे पिता के नाम के भू-खण्ड के राजस्व रिकार्ड में वारिसानों के रूप में मेरा घरेलू नाम शमा दर्ज है, 
जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः: अब से मुझे शमा परवीन आत्मजा स्व. मो. हनीफ खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शमा शमा परवीन 
पिता-स्व. मो. हनीफ खान (Shama Parveen) 


निवासी-हमालपारा, राजनांदगांव 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


पिता-स्व. मो. हनीफ खान 
(D/o- Late Mo. Hanif Khan) 
निवासी-हमालपारा, राजनांदगांव 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मो. शफीक खान आत्मज स्व. मो. हनीफ खान, उम्र 33 वर्ष, निवासी-हमालपारा 
राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम मो. शफीक खान है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु 
हमालपारा राजनांदगांव में मेरे पिता के नाम के भू-खण्ड के राजस्व रिकार्ड में वारिसानों के रूप में मेरा घरेलू नाम बाबा दर्ज है जिसे परिवर्तित कर 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे मो. शफीक खान आत्मज स्व. मो. हनीफ खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


बाबा 
पिता-स्व. मो. हनीफ खान 

निवासी-हमालपारा, राजनांदगांव, 

तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


नया नाम 


मो. शफीक खान 
(Mo. Shafik Khan) 
पिता-स्व. मो. हनीफ खान 
(S/o- Late Mo. Hanif Khan) 
निवासी-हमालपारा, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


468 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जास्मीन बानो आत्मजा स्व. मो. हनीफ खान, उम्र 28 वर्ष, निवासी-हमालपारा 
राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम जास्मीन बानो है जो कि मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों 
में दर्ज है, किन्तु हमालपारा राजनांदगांव में मेरे पिता के नाम के भू-खण्ड के राजस्व रिकार्ड में वारिसानों के रूप में मेरा घरेलू नाम निक्‍की दर्ज 
है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः: अब से मुझे जास्मीन बानो आत्मजा स्व. मो. हनीफ खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
निक्‍की जास्मीन बानो 
पिता-स्व. मो. हनीफ खान (Jasmin Bano) 


निवासी-हमालपारा, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


पिता-स्व. मो. हनीफ खान 
(D/o- Late Mo. Hanif Khan) 
निवासी-हमालपारा, राजनांदगांव 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पायल वर्मा ध. प. स्व. टिकेश्वर वर्मा, उम्र 32 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी पाटन, 
तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम अनिता आ. केजराम था जो कि मेरे कक्षा sal व 8वीं के 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम पायल वर्मा रख ली हूँ जो मेरे आधार कार्ड व अन्य 
दस्तावेजों में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती पायल वर्मा ध. प. स्व. टिकेश्वर वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


अनिता 
पिता-श्री केजराम 
निवासी-पाटन 
तहसील- भाटापारा 
जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा 
(छ. ग. ) 


नया नाम 


श्रीमती पायल वर्मा 
पति-स्व. टिकेश्वर वर्मा 
निवासी-पाटन 
तहसील- भाटापारा 
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा 
(छ. ग. ) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 469 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती राज अरोरा ध. प. स्व. रामस्वरूप अरोरा, उम्र 92 वर्ष, निवासी-फ्लैट नं. 202, 
गायत्री अपार्टमेंट, भंडारा रोड, मौर्या लॉन के समीप, सोनबाजी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र, पिन नं. 440035 स्थायी निवासी सड़क नं. 13 प्लाट नं. बी. 
117, स्मृति नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ मेरा वास्तविक नाम राज अरोरा है जो कि मेरे संपत्ति के राजस्व रिकार्ड में दर्ज 


है किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम राजरानी रामस्वरूप अरोरा दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती राज SAAT ध. प. स्व. रामस्वरूप अरोरा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 
श्रीमती राजरानी रामस्वरूप अरोरा श्रीमती राज अरोरा 
पति-स्व. रामस्वरूप अरोरा (Smt. Raj Arora) 
निवासी-फ्लैट नं. रच 02, पति-स्व. रामस्वरूप अरोरा 
5 गायत्री हे (W/o- Late Ramswaroop Arora) 
भंडारा रोड, मौर्या लॉन निवासी-फ्लैट नं.-202 
के समीप, सोनबाजी नगर, गायत्री अपार्टमेंट 


नागपुर, (महाराष्ट्र ), 
पिन नं. 440035 
स्थायी निवासी-सड़क नं.-13, 
प्लाट नं.-बी.-117, 
स्मृति नगर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भंडारा रोड, मौर्या लॉन 
के समीप, सोनबाजी नगर, 
नागपुर, (महाराष्ट्र ), 
पिन नं. 440035 
स्थायी निवासी-सड़क नं.-13, 
प्लाट नं.-बी.-117, 
स्मृति नगर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दुलेश्वरी बाई कुर्रे ध. प. श्री किशन लाल कुर्रे, उम्र 35 वर्ष, जाति सतनामी, 
निवासी-ग्राम चुनकट्टा पोस्ट सेलूद तहसील Tes, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम दुलेश्वरी कुरें आत्मजा हिरउ जांगडे था जो कि 
मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह किशन लाल कुर्रे के साथ संपन्‍न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया 
नाम श्रीमती दुलेश्वरी बाई कुर्रे रख ली हूँ, किन्तु मेरे पुत्र लक्ष्य कुमार कुर्रे के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम श्रीमती डुलेश्वरी दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर मेरे नये नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती दुलेश्वरी बाई Hi ध. प. श्री किशन ciel HL के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
दुलेश्वरी कुर्रे, श्रीमती डुलेश्वरी श्रीमती दुलेश्वरी बाई He 
पिता-श्री fers जांगडे पति- श्री किशन लाल कुर्रे 
निवासी-ग्राम-चुनकट्टा निवासी-ग्राम-चुनकट्टा 
पोस्ट-सेलूद पोस्ट-सेलूद 
तहसील-पाटन, तहसील-पाटन, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


470 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शारदा साहू ध. प. स्व. लोकनाथ साहू, उम्र 59 वर्ष, निवासी-ग्राम मड़ेली, थाना 
कुरूद, जिला धमतरी (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम कु. शकुन साहू आत्मजा श्री कृपाराम साहू था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों 
में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 09-05-1983 को श्री लोकनाथ साहू के साथ संपन्‍न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम 
श्रीमती शारदा साहू रख ली हूँ जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक रिकार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती शारदा साहू ध. प. स्व. लोकनाथ साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कु. शकुन साहू श्रीमती शारदा साहू 
पिता-श्री कृपाराम साहू पति-स्व. लोकनाथ साहू 
निवासी-ग्राम-मड़ेली, निवासी-ग्राम-मड़ेली, 
थाना-कुरूद, थाना-कुरूद, 
जिला-धमतरी (छ. ग.) जिला-धमतरी (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डॉ. आवतराम बत्रा आत्मज श्री हजारीमल बत्रा, उम्र 61 वर्ष, निवासी-म. नं. 25/ 
123, संत राजाराम धर्मशाला के पास, पंडरी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम आवतराम बत्रा आ. हजारीमल 
बत्रा है जो कि मेरे पैनकार्ड व ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड व पासपोर्ट में आवतराम मोटवानी an. हजारीमल दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे डॉ. AAR बत्रा आत्मज श्री हजारीमल बत्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
आवतराम मोटवानी डॉ. आवतराम बत्रा 
पिता-श्री हजारीमल पिता-श्री हजारीमल बत्रा 
निवासी-म. नं.-25/123, निवासी-म. नं.-25/123, 
संत राजाराम धर्मशाला के पास, संत राजाराम धर्मशाला के पास, 
पंडरी, रायपुर, पंडरी, रायपुर, 


तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 471 


विविध 
अन्य सूचनाएं 


कार्यालय-उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला-महासमुन्द (छ. ग.) 
(ted स्टेशन रोड, किसान राईस मिल भवन) 


महासमुन्द , दिनांक 3 मार्च 2023 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 81 (1) के अंतर्गत ] 


क्रमांक/उप.पं. म./परिसमापन/2023/300.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपंम/2017/244 दिनांक 27-02-2017 के द्वारा जय 
काली माँ रेत खदान सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 603 विकासखण्ड व जिला-महासमुन्द को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 
की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के तहत श्री अनिश कुमार clam, सहकारिता विस्तार अधिकारी, 
विकासखण्ड-महासमुन्द को परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की कार्यवाही अन्तर्गत संस्था के लेनदारी/देनदारी के निराकरण हेतु दावा आपत्ति प्राप्त करने समाचार पत्र 
में दिनांक 21-12-2022 को विज्ञाप्ति प्रकाशित की गई है किन्तु कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई. समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा 
पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के लेनदारी/देनदारी का सम्पूर्ण निगकरण करते हुए अंतिम 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियाँ शून्य हो चुकी है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से 
मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन रद्द किया जाना उचित होगा. 


अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा 
रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए द्वारिका नाथ, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला 
महासमुन्द (छ. ग.) अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत जय काली माँ रेत खदान सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 603 का पंजीयन tee 
करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 03-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


महासमुन्द , दिनांक 3 मार्च 2023 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 81 (1) के अंतर्गत ] 


क्रमांक/उप.पं. म./परिसमापन/2023/301.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपंम/2017/241 दिनांक 27-02-2017 के द्वारा महिला 
टाटपटूटी, दरी बारदाना निर्माण एवं आपूर्ति सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द पं. क्र. 588 विकासखण्ड व जिला-महासमुन्द को छ. ग. सहकारी 
सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के तहत श्री अनिश कुमार दीवान, सहकारिता 
विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-महासमुन्द को परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की कार्यवाही अन्तर्गत संस्था के लेनदारी/देनदारी के निराकरण हेतु दावा आपत्ति प्राप्त करने समाचार पत्र 
में दिनांक 21-12-2022 को विज्ञाप्ति प्रकाशित की गई है किन्तु कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई. समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा 
पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के लेनदारी/देनदारी का सम्पूर्ण निगकरण करते हुए अंतिम 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियाँ शून्य हो चुकी है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से 
मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन tee किया जाना उचित होगा. 


472 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा 
रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए द्वारिका नाथ, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला 
महासमुन्द (छ. ग.) अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत महिला टाटपट्टी, दरी बारदाना निर्माण एवं आपूर्ति सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द 
पं. क्र. 588 का पंजीयन Wee करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 03-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


महासमुन्द , दिनांक 3 मार्च 2023 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 81 (1) के अंतर्गत ] 


क्रमांक/उप.पं. म./परिसमापन/2023/302.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपंम/2015/600 दिनांक 23-07-2015 के द्वारा महाकाल 
मंदिरा सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द पं. क्र. 616 विकासखण्ड व जिला-महासमुन्द को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 
69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के तहत श्री अनिश कुमार दीवान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड- 
महासमुन्द को परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की कार्यवाही अन्तर्गत संस्था के लेनदारी/देनदारी के निराकरण हेतु दावा आपत्ति प्राप्त करने समाचार पत्र 
में दिनांक 21-12-2022 को विज्ञाप्ति प्रकाशित की गई है किन्तु कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई. समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा 
पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के लेनदारी/देनदारी का सम्पूर्ण निगकरण करते हुए अंतिम 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियाँ शून्य हो चुकी है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से 
मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन रद्द किया जाना उचित होगा. 


अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा 
रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए द्वारिका नाथ, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला 
महासमुन्द (छ. ग.) अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत महाकाल मंदिरा सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द पं. क्र. 616 का पंजीयन रद्द करते 
हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 03-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


द्वारिका नाथ 
उप पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


